निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1019) पटना , शुक्रवार , 30 अगस्त 2019 


विधि विभाग 


शुद्वि - पत्र 

30 अगस्त 2019 
सं० - एल0आर0टी0 - 01 - 01/ 2001 / 6124/ जे0 - विधि विभागीय अधिसूचना संख्या - 6067 / जे0 , दिनांक 
28 .08 .2019 सह - पठित बिहार गजट संख्या - 1014 पटना , बुधवार , 28 अगस्त , 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के 
कंडिका - 1 की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द " नियुक्त " को शब्द " नामित " पढ़ा जाये । 

2. उक्त पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या - 6067 / जे० , दिनांक - 28. 08. 2019 सह - पठित बिहार गजट 
संख्या - 1014 पटना , बुधवार , 28 अगस्त , 2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाये । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मदन किशोर कौशिक 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1019- 57 1 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


